सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 804 राँची, गुरुवार , 


10 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
25 सितम्बर , 2019 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का०- 7753 झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गिरिडीह को अगले आदेश तक प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुमला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का०- 7754 झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना, अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद को 
अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-13/ वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का०- 7755-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री सुनील कुमार सिंह नं०-2 , अपर न्यायायुक्त -सह -विशेष न्यायाधीश, सी ० बी ० आई० (पशुपालन घोटाला 
मामले), राँची को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का०- 7756 झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री रिजवान अहमद , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, अनु० जाति एवं अनु ० जनजाति 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 9 अक्टूबर , 2019 
अधिनियम के अन्तर्गत अपराध, धनबाद को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , चाईबासा 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


, 


, 


संख्या-13/ वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का०-7757 झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री श्री प्रकाश दूबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, साहेबगंज को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, 
कुटुम्ब न्यायालय , साहेबगंज के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का०- 7758-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री देवेन्द्र कुमार पाठक , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह -विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , 
डाल्टनगंज को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दुमका के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/ वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का०-7759 झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्रीमती बबीता प्रसाद , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रामगढ़ को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , 
कुटुम्ब न्यायालय , कोडरमा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का०-7760 झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री रवीन्द्र कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब 
न्यायालय, लोहरदगा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का०-7761 झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री राजेश कुमार वैश्य , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह को अगले आदेश तक विशेष सचिव , 
मंत्रिमंडल (निगरानी), राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 7762-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री मो ० नसीरुद्दीन , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , 
झारखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु उनकी सेवा अनुसूचित 
जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सौंपी जाती है । 


, 


, 


संख्या-13/ वरीय स्था ० पद०-01/ 2016 का० 7763 झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री विधान चन्द्र चौधरी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामगढ़ को अगले आदेश तक अध्यक्ष , 
अपीलीय न्यायाधिकरण , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु 
उनकी सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रेम कुमार राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 804 -- 50 


